निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 154) पटना, मंगलवार , 28 फरवरी 2017 


निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

___ 14 जुलाई 2016 
सं० V / उ0 - 1 - 15 / 2016 - 3304 - श्री आनन्द कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद (विभागीय अधिसूचना 
सं0 2528 दिनांक 15.06. 2016 द्वारा निलम्बित ) को तत्काल प्रभाव से निलम्बनमुक्त करते हुए सहायक आयुक्त उत्पाद , 
ई0आई0बी0 के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 154 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


